निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 366 ) 


25 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 16 मार्च 2015 


सं0 08 / आरोप - 01 - 93 / 2014, सा०प्र० - 1850 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

3 फरवरी 2015 
श्री परमानन्द कुमार, बि०प्र०से० , कोटि क्रमांक - 1151 / 2008, 916 / 11 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी , 
नगर पंचायत , मखदुमपुर (जहानाबाद) सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, कटिहार के विरुद्ध पद के दुरूपयोग एवं सरकारी 
राशि के गबन संबंधी नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक - 4046, दिनांक 17 .08 .2007 द्वारा प्राप्त 
आरोपों ( प्रपत्र क ) की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 5881, दिनांक 19. 05 .2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही 
संचालित की गयी । 

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार पर प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित बताया 
गया । इस आलोक में श्री कुमार को विभागीय पत्रांक - 8793 , दिनांक 20 .06.2012 द्वारा द्वितीय कारण - पृच्छा समर्पित 
करने का निदेश दिया गया । निर्धारित अवधि में प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में पुनः विभागीय पत्रांक - 7038, दिनांक 
28 .05. 2014 द्वारा स्मारित किया गया इसके बावजूद भी निर्धारित अवधि में वांछित प्रत्युत्तर अप्राप्त रहा । तदुपरांत प्राप्त 
जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत विनिश्चित वृहद दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गयी । 

3. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षोपरांत 
श्री परमानन्द कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 1151 / 2008 , 916 / 11 तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , 
मखदुमपुर ( जहानाबाद) सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, कटिहार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली - 2005 के नियम - 14 के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है : 


बिहार गजट ( असाधारण), 16 मार्च 2015 
( क ) निन्दन , 

( ख ) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 366 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


